रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L . - 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III – खण्ड 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शनिवार , सितम्बर 2 , 2017 / भाद्र 11 , 1939 
NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 2 , 2017 /BHADRA 11 , 1939 


सं . 340 ] 
No. 340 ] 


कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 

(मुख्य कार्यालय ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 22 अगस्त, 2017 
फा . सं . सम्मे . 5( 21 )2001/ झारखंड/ 10582. — जो कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952, इसके आगे “योजना ” के रूप में 
संदर्भित , के अनुच्छेद 5 के साथ पठित अनुच्छेद 4 के उप अनुच्छेद (1) के अनुसार एवं केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त , द्वारा अधिसूचना 
संख्या सममेलन 5( 21) 2001/ झारखंड /41521 दिनांक 23- 3- 2011 का अधिक्रमण करते हुए , अध्यक्ष , केंद्रीय न्यासी बोर्ड ( क . भ. नि .), 
एतद्द्वारा झारखंड राज्य के लिए क्षेत्रीय समिति का गठन करते है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे यथा : - 


क्र . सं . 


सदस्य का नाम एवं पदनाम 


के रूप में नियुक्ति 
( संबंधित पैरा के अंतर्गत ) 

अध्यक्ष 
[ अनुच्छेद 4 (1) ( ए) के अंतर्गत ] 

सरकारी सदस्य 
[ अनुच्छेद 4 (1)( बी ) के अंतर्गत ] 


प्रधान सचिव / सचिव, श्रम योजना , 
प्रशिक्षण एवं उपलब्धि विकास विभाग, झारखंड , रांची 
निदेशक , 
उद्योग विभाग , झारखंड , रांची 
श्रम आयुक्त , झारखंड, श्रम भवन , 
डोरंडा. रांची 
श्री टी . वी . नरेंद्रम , 
प्रबंध निदेशक , 
मैसर्स टाटा स्टील लिमिटेड 
श्री अभिजीत घोष 
सी . डी . एम . 

एच. सी . ई ., धुर्वा, रांची 
5485 GI/ 2017 


A . 


नियोक्ता के प्रतिनिधि 
[ अनुच्छेद 4 (1) ( सी ) के अंतर्गत ] 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 )] 


O 


श्री जयनारायण शर्मा, 

कर्मचारियों के प्रतिनिधि 
अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ , 

[ अनुच्छेद 4 (1 ) ( डी ) के अंतर्गत ] 
276/2,2, रोड़ संख्या 8, आदित्यपुर ।। 
जमशेदपुर - 13 
अध्यक्ष, राष्ट्रीय मजदूर संध कांग्रेस , 
झारखंड ब्रांच, मुकचंद टोली , 
रांची 
श्री अमोद सिंह , 

अतिरिक्त सदस्य , 
मैसर्स ओरिएंटल इंटरप्राईजेस , प्लाट संख्या 68, | नियोक्ता के प्रतिनिधि 
लोहांचल कालोनी , बाएदा सैक्टर -12 , 

| [ अनुच्छेद 4(1) के परंतुक के अंतर्गत ] 
बोकारो- 827012 
मोबाईल : 9646487599 
| श्री एच आर जैन , मैसर्स क्लीन एम क्लीन , न्यू शैड संख्या 1 
एवं 2, III फेज , आदित्यपुर इंडस्ट्रियल ऐरिया, जमशेदपुर 
मोबाईल : 9431303348 
श्री सुमन सिंह 

अतिरिक्त सदस्य , 
फ्लैट सं- गंगा . 1, 401 , त्रिवेणीपुरम , 

नियोक्ता के प्रतिनिधि 
बुटी मोड़ , रांची 

[ अनुच्छेद 4(1) के परंतुक के अंतर्गत ] 
मोबाईल :9470106288 - 9431379443 
2 . क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त 1 प्रभारी क्षेत्रीय कार्यालय , झारखंड , रांची क्षेत्रीय समिति ( क. भ.नि.) झारखंड राज्य के सचिव होंगे । 
3. क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल सरकारी राजपत्र में अधिसूचित होने की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगा । 
तथापि , प्रत्येक सदस्य अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि सरकारी राजपत्र में उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति अधिसूचित नही 
हो जाती । 
4 . प्रभाव से लागू होगा । यह तुरंत 

डॉ . वी. पी . जोय, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त 

[ विज्ञापन -III/ 4/ असा./ 203 / 17 ] 


EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION 

( HEAD OFFICE ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 22nd August, 2017 
F . No. Conf. 5 (21 ) 2001/ Jharkhand / 10582 . — in accordance with the provisions of Sub -paragraph (1 ) of 
paragraph 4 read with paragraph 5 of the Employees Provident Fund Scheme 1952 , hereinafter referred to as 
" Scheme" , and in supersession of the Notification No . Conf.5 ( 21 ) 2001 /Jharkhand /41521 dated 23 .03 .2011 issued by 
the Central Provident Fund Commissioner , New Delhi, the Chairman , Central Board of Trustees, (EPF ) hereby sets up a 
Regional Committee for the State of Jharkhand consisting of the following persons, namely: 
Sl. No . Name & designation of the member 

Appointment As (under 

__ relevant Para ) 
Principal Secretary / Secretary , Labour Planning , 

Chairman 
Training & Achievement Development Department, 

[ Under Para 4( 1)( a)] 
Jharkhand , Ranchi. 
Director , 

Official Members 
Industry Department , Jharkhand ,Ranchi. 

[ Under para4( 1) ( b) ] 
___ Labour Commissioner , Jharkhand , Shram Bhawan, Doranda, Ranchi . 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Employer s 
Representatives 
para 4 ( 1)(c ) ] 


[Under 


Employees 
Representatives 
[ Under Para 4 (1 ) ( d )] 


Shri T . V . Narendram 
Managing Director , 
M /s Tata Steel Limited , Jamshedpur . 
Shri Abhijeet Ghose 
CMD 
H . E . C ., Dhurva, Ranchi. 
Shri Jai Narayan Sharma, 
President, Bhartiya Mazdoor Sangh , 
276/ 2, 2, Road No. 8, Aditiayapur - 2 , 
Jamshedpur - 13 
President, Rastriya Mazdoor Sangh Congress , 
Jharkhand Branch ,Mukchand Toli, 

Ranchi . 
Shri Amod Singh , 
M / s Oriental Enterprises, Plot No.68 , 
Lohanchal Colony, Biada Sector - 12 , 
Bakaro - 827012 , 

Mob: 9646487599 
Shri H .R . Jain , M / s Clean -M -Clean , New Shed No. 1 & 2 , IIIrd Phase , 

Adityap8ur Industrial Area , Jamshedpur. 
Mob. 9431303348 
Shri Suman Singh , 
Flat No. Ganga - 1, 401, Trivenipuram , 
Buti More, Ranchi. 
Mob. 9470106288 - 9431379443 


Additional Members 
(Employer representative) 
[ Under proviso To Para 
4 ( 1 ) ] 


10. 


AdditionalMembers 
(Employees 

Representatives ) 
[ Under proviso to Para 4 (1 ) ] 


2 . The Regional Provident Fund Commissioner, in - Charge of Regional Office , Ranchi, Jharkhand shall be the 
Secretary of the Regional Committee (EPF ) for the State of Jharkhand . 
3 . The term of office of the Chairman and every member of the Regional Committee shall be three years 
commencing on and from the date on which their appointment is notified in the official Gazette . However , every 
member shall continue to hold office until the appointment of his successor is notified in the Official Gazette . 
4 . This will come into force with immediate effect. 

Dr. V . P . JOY, Central Provident Fund Commissioner 

[ ADVT .- III / 4/ Exty./ 203/17] 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 22 अगस्त , 2017 
फा . सं . सम्मे . 5 (18) 2008 / राजस्थान / 10583. — कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952, इसके आगे “योजना ” के रूप में संदर्भित , 
के अनुच्छेद 5 के साथ पठित अनुच्छेद 4 के उप अनुच्छेद (1) के अनुरूप , केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त , नई दिल्ली , अध्यक्ष , केंद्रीय न्यासी 
बोर्ड, द्वारा जारी अधिसूचना संख्या सम्मेलन 5( 18) 2008/ आर . जे./24901 दिनांक 14.02. 2012 का अधिक्रमण करते हुए एतद्द्वारा 
राजस्थान राज्य के लिए क्षेत्रीय समिति (क. भ.नि . ) का गठन किया जाता है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे यथा : 
। क्र . सं . सदस्य का नाम एवं पदनाम 

के रूप में नियुक्ति 
प्रधान सचिव , राजस्थान सरकार 

अध्यक्ष 
श्रम एवं रोजगार विभाग , प्रशासनिक सचिवालय , 

[ अनुच्छेद 4 (1) (ए) के अंतर्गत ] 
राजस्थान , जयपुर 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4)] 


सरकारी सदस्य 
[ अनुच्छेद 4 (1) ( बी ) के अंतर्गत ] 


नियोक्ता के प्रतिनिधि 
[ अनुच्छेद 4 (1) ( सी ) के अंतर्गत ] 


कर्मचारियों के प्रतिनिधि 
[ अनुच्छेद 4 ( 1) ( डी) के अंतर्गत ] 


श्रम आयुक्त , राजस्थान श्रम भवन शांति नगर , खाटीपुरा 
रोड़, जयपुर 
अपर श्रम आयुक्त , राजस्थान सरकार , वित्त व्यय विभाग 
( 3), प्रशासनिक सचिवालय , राजस्थान , जयपुर 
कार्यपालक बोर्ड सदस्य , 
राजस्थान नियोक्ता संघ, 99 , मोहन बारी , 
गल्टा रोड़, लिलेउ फील्ड स्कूल के समीप जयपुर 
मानद महासचिव , 
राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज , एम. आई. 
रोड, जयपुर - 302003 
राज्य अध्यक्ष, 
भारत व्यापार संघ केंद्र (सीआईटीयू ) 
एस . डी . 137, शांति नगर, जयपुर - 302006 
कार्यकारी अध्यक्ष, 
भारतीय मजदूर संघ , 
राजस्थान , 204, विद्याधर नगर , जयपुर 
श्री अशोक यादव , 
17, जगदम्बा कॉलोनी , 
आगरा रोड , राजस्थान , 
मोबा . नं ; 09414052255 
श्री महेन्द्र खुराना , 
20 , वशिष्ठ मार्ग, जीओएमई डिफेंस कॉलोनी, 
वैशाली नगर , जयपुर मोबा. 9829068865 
ई - मेल: khuranamkk @ gmail. com 
श्री विजय सिंह चौहान 
12, गजसिंह की बाड़ी , सज्जनगढ़ रोड , 
उदयपुर मोबा . नं . 7737396038 
श्री दीना नाथ रूनथाला , 
42, पटेल कॉलोनी , सरदार पटेल मार्ग , सी ., स्कीम , 
जयपुर 
मोबा . नं . 9610037194 


अतिरिक्त सदस्य , 
(नियोक्ता के प्रतिनिधि ) 
[ अनुच्छेद 4 ( 1) के परंतुक के अंतर्गत ] 


10 


11 


अतिरिक्त सदस्य , 
( कर्मचारियों के प्रतिनिधि ) 
[ अनुच्छेद 4 ( 1) के परंतुक के अंतर्गत 


2. अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान क्षेत्र के प्रभारी , क्षेत्रीय समिति ( क.भ. नि .) राजस्थान राज्य के सचिव होंगे । 
3. क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल , सरकारी राजपत्र में उनकी नियुक्ति की तिथि से आरंभ होकर तीन वर्ष की 
होगी । तथापि , प्रत्येक सदस्य अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि सरकारी राजपत्र में उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति 
अधिसूचित नही हो जाती । 
4. यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 

डॉ . वी . पी . जोय ,केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त 

[ विज्ञापन - III/ 4/ असा ./203 /17 ] 


[ ATT III - 005 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 22nd August, 2017 
F . No. Conf. 5 ( 18 )/2008 /Rajasthan / 10583. — In accordance with the provisions of sub -paragraph (1 ) of paragraph 
4 read with paragraph 5 of the Employees Provident Fund Scheme 1952 , hereinafter referred to as “ Scheme” , and in 
supersession of the Notification No. Conf.5 ( 18 ) 2008 /RJ/ 24901 dated 14 .02.2012 issued by the Central Provident Fund 
Commissioner, New Delhi, the Chairman , Central Board of Trustees, (EPF ) hereby sets up a Regional Committee for the 
State of Rajasthan consisting of the following persons, namely : 


SI.No. 


Name & Designation of the Member 


Appointment as 


Chairman 
[Under Para 4 ( 1 )(a) ] 


Official Members 
[Under para4 ( 1 )(b ) ] 


Employers Representatives 
[Under para 4 ( 1) (c) ] 


Principal Secretary to the Govt. of Rajasthan , 
Labour & Employment Department, 
Adminstrative Secretariat, Rajasthan , Jaipur. 
Commissoiner of Labour , Rajasthan , 
Shram Bhawan , Shanti Nagar , 
Khatipura Road , Jaipur. 
Deputy Secretary to the Govt. of Rajasthan , 
Department of Finance Expenditure (3 ) , 
Administrative Secretariat, Rajasthan , Jaipur. 
Executive Board Member , 
The Employers Association of Rajasthan , 
99 , Mohan Bari ,Galta Road , Near Lileiu Field School, 
Jaipur . 
Honorary General Secretary , 
Rajasthan Chamber of Commerce & Industries , 
M . I. Road , Jaipur – 302003 . 
State President, 
Centre of India Trade Unions (CITU ) , 
S . D . 137, Shanti Nagar , Jaipur - 302006 
| Working President, 

Bhartiya Mazdoor Sangh , 
Rajasthan , 204 , Vidhayadhar Nagar , Jaipur. 
Shri Ashok Yadav, 
17, Jagdamba Colony , Agra Road , Rajasthan , 
Mob . No .: 09414052255 
Shri Mahender Khurana 
20 , Vashista Marg , 
GOME Defence Colony , Vaishali nagar , Jaipur 
Mob . No . 9829068865 
E -mail: khuranamkk @ gmail .com 
Shri Vijay Singh Chauhan 
12 , Gajsingh ki baadi, 
Sajjangarh Road , Udaibpur 
Mob . No.: 7737396038 
Shri Deena Nath Runthala 
42 , Patel Colony , Sardar Patel Marg , 
C , Scheme, Jaipur 
Mob . No.: 9610037194 


Employees Representatives 
[Under Para 4 ( 1) (d )] 


Additional Members 
( Employers Representatives ) 
[ Under proviso To Para – 4 ( 1 ) ] 


Additional Members 
(Employees Representatives ) 
[ Under proviso to para 4 ( 1 ) ] 


11. 


2 . The Additional Central Provident Fund Commissioner , in -Charge of the State of Rajasthan , shall be the 
Secretary of the Regional Committee (EPF ) for the State of Rajasthan . 
3 . The term of office of the Chairman and every member of the Regional Committee shall be three years 
commencing on and from the date on which their appointment is notified in the Official Gazette . However, every 
member shall continue to hold office until the appointment of his successor is notified in the OfficialGazette . 
4 . This will come into force with immediate effect. 

Dr. V .P . JOY , Central Provident Fund Commissioner 

[ADVT.- III /4 /Exty . /203/ 17 ] 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 )] 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 22 अगस्त , 2017 


फा . सं . सम्मे . 5( 2) 2003/ असम/ 10584. — जो कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952, इसके आगे “ योजना” के रूप में संदर्भित , के 
अनुच्छेद 5 के साथ पठित अनुच्छेद 4 के उप अनुच्छेद ( 1) के अनुसार एवं केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त , द्वारा अधिसूचना संख्या 
सम्मेलन 5 (2) 2003/ असम/ 28488 दिनांक 16-03-2013 का अधिक्रमण करते हुए , अध्यक्ष, केंद्रीय न्यासी बोर्ड (क .भ. नि . ), एतद्द्वारा 
असम राज्य के लिए क्षेत्रीय समिति का गठन करते है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे यथा : - - 


अध्यक्ष 


क्र . सं . सदस्य का नाम एवं पदनाम 

के रूप में नियुक्ति 

( संबंधित पैरा के अंतर्गत ) 
अपर सचिव , श्रम , असम सरकार , 
असम , दिसपुर सचिवालय 

[ अनुच्छेद 4 (1) (ए) के अंतर्गत ] 
श्रम सचिव , असम , गोपीनाथ नगर , गुवाहाटी - 29 

सरकारी सदस्य 
सचिव एवं भविष्य निधि आयुक्त , असम चाय, 

[ अनुच्छेद 4 ( 1) ( बी ) के अंतर्गत ] 
कभवन .सं . नि .भ., लालमाटी , गुवाहाटी - 29 
निदेशक , वित्त , नुमालीगढ़ रिफाईनरी लिमिटेड , अध्यक्ष , 
असम राज्य परिषद, सी . आई. आई. 

सदस्य , 
सलाहकार , अखिल भारतीय मेनुफैक्चर्रस संगठन , लायंस 

नियोक्ता के प्रतिनिधि 
सेवा केंद्र, माकुम रोड, तिनसुकिया -786125 

[अनुच्छेद 4 (1 ) ( सी ) के अंतर्गत ] 
अध्यक्ष , इंटक 

सदस्य , 
अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ , असम राज्य यूनिट 

कर्मचारियों के प्रतिनिधि 

[ अनुच्छेद 4 (1) ( डी ) के अंतर्गत ] 
श्री आशीष देवरा , सी - 801 , स्पैनिश गार्डन , आर . बी . जी . 

अतिरिक्त सदस्य , 
रोड, गुवाहाटी 

नियोक्ता के प्रतिनिधि 
मोबाईल : 9706044445 

[ अनुच्छेद 4( 1) के परंतुक के अंतर्गत ] 
श्री भवर लाल अग्रवाल , द्वितीय तल , अनिल प्लाजा- II , 
गुवाहाटी , असम 
मोबाईल : 9706099991 
श्री नबा गोगोइ, बामहुकुला ऐरिया , केंद्रीय विद्यालय के 
पास , डाकघर दुलियाजान , जिला डिब्रूगढ़ , असम - 786602 

अतिरिक्त सदस्य , 
मोबाईल :9435005554- 8811072353 

कर्मचारी के प्रतिनिधि 
श्रीमती दीप्ती बोरा सैकिया , अलेंगी सतरा कलोंगपर , [ अनुच्छेद 4(1) के परंतुक के अंतर्गत ] 
डाकघर - डकरघाट , जिला नगांव , असम 

मोबाईल : 9435233340 
2. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त -1 प्रभारी क्षेत्रीय कार्यालय , गुवाहाटी, असम क्षेत्रीय समिति (क.भ.नि .) असम राज्य के सचिव होंगे । 
3. क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल सरकारी राजपत्र में अधिसूचित होने की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगा । 
तथापि, प्रत्येक सदस्य अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि सरकारी राजपत्र में उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति अधिसूचित नही 
हो जाती । 
4 . यह तुरंत प्रभाव से लागू होगा । 

डॉ . वी . पी . जोय , केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त 

[ विज्ञापन - III/4/असा./203 / 17 ] 


[ ATT III - QU5 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 22nd August, 2017 
F . No. Conf. 5 (2 )/2003/Assam / 10584 . — In accordance with the provisions of Sub - paragraph ( 1) of paragraph 4 
read with paragraph 5 of the Employees Provident Fund Scheme 1952 , hereinafter referred to as “ Scheme” , and in 
supersession of the Notification No. Conf. 5 ( 2 ) 2003 / Assam / 28488 dated 16 .03 . 2013 issued by the Central Provident Fund 
Commissioner , New Delhi, the Chairman , Central Board of Trustees, (EPF) hereby sets up a Regional Committee for the 
State of Assam consisting of the following persons, namely: 


Sl. No. 


Name & designation of the member 


( under | 


Appointment As 
relevant Para ) 
Chairman 
[Under Para 4 ( 1 ) (a )] 


Official Members 
[Under para4 (1)( b )] 


Addl. Secretary , Labour , Govt. of Assam , 
Assam , Sectt . Dispur. 
Labour Commissioner, Assam , 
Gopinath Nagar , Guwahati - 29 
Sect - Cum - PF Commissioner , ATEPFO , 
Nidhi Bhawan , Lalmati ,Guwahati - 29 
Director, Finance , 
Numaligarh Refinery Ltd ., 
Chairman , Assam State Council , CII 
Advisor , All India Manufacturer s Organisation , 
Lions Seva Kendra Makum Road , Tinsukia – 786 125 
President, INTUC 


Employer s Representatives 
[Under para 4 ( 1 )( c) ] 


Employees Representatives 
[Under Para 4 (1 )(d )] 


AdditionalMembers 
( Employer representative) 
[ Under proviso To Para – 4 ( 1 ) ] 


President Bharatiya Mazdoor Sangh , 
Assam State Unit 
Shri Ashish Deorah , 
C -801 , Spanish Garden , 
RGB Road , Guwahati. 
Mob : 9706044445 
Shri Bhawar Lal Agarwal, 
2nd floor, Anil Plaza li , 
Guwahati , Assam . 
Mob : 9706099991 
Shri Naba Gogoi, 
Bamhukula Area, Near Kendirya Vadyalaya, 
PO Duliajan , Distt . Dibrugarh , 
Assam – 786602 . 
Mob : 9435005554 - 8811072353 
Mrs. Dipti Bora Saikia , 
Alengi Satra Kalongpar, PO - Dakarghat , 
Distt . Nagaon , Assam . 
Mob : 9435233340 


10 . 


| Additional Members 
( Employees Representatives ) 
[Under proviso to para 4 ( 1) ] 


11. 


2 . The Regional Provident Fund Commissioner, in - Charge of Regional Office , Guwahati, Assam , shall be the 
Secretary of the Regional Committee (EPF ) for the State of Assam . 
3 . The term of office of the Chairman and every member of the Regional Committee shall be three years commencing 
on and from the date on which their appointment is notified in the official Gazette . However, every member shall 
continue to hold office until the appointment of his successor is notified in the Official Gazette . 
4 . This will come into force with immediate effect. 

Dr. V . P . JOY , Central Provident Fund Commissioner 

[ADVT.- III /4 /Exty ./203 / 17 ] 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi -110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054 . 


Digitally signed by 
ALOK KUMAR 
Date : 2017 .09 . 11 
13 :28 :08 + 05 30 


KUMAR 


